निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 7 मई 2014 


( सं० पटना 411 ) 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

21 फरवरी 2014 
सं० 9 / आरोप (राज०) ( उ०) - 2 - 22 / 2012 - 888 — श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद , समस्तीपुर 
सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद , सिवान को परिवादी श्री रंजीत कुमार से ₹10000 (दस हजार रुपये ) रिश्वत के रूप में लेते 
हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 20 .04.2007 को समस्तीपुर से गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड सं० 
053 / 2007, दिनांक 20 .04.2007 धारा - 07 / 13 सह पठित धारा - 13 (1)( डी ) भ्र०नि०अधि०, 1988 के अधीन श्री प्रसाद को 
प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है । श्री प्रसाद का उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 
3(1) के प्रतिकूल है । 

02. अतएव, उनके विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय निगरानी में दायर आपराधिक मामला विचाराधीन रहने 
तथा विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण श्री सुरेन्द्र प्रसाद , तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर सम्प्रति 
निरीक्षक उत्पाद, सिवान को आदेश निर्गत की तिथि से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) ( क ) के तहत पुनः निलम्बित किया जाता है । 

03. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उपायुक्त उत्पाद कार्यालय , गया निर्धारित किया जाता है । 

04. इन्हें निलम्बन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 
10 (1 ) के अनुरुप जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विजय रंजन , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 411 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http : // egazette. bih. nic.in 


